निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र 1944 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 01 अप्रील 2022 


( सं ० पटना 172 ) 


7 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( चकबंदी निदेशालय ) 


अधिसूचना 

30 मार्च 2022 
सं ० 12 / चक - विविध - 05-05 / 2021-379 / चक 0 - बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 
1956 , 5 ( क ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसका समाधान होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित अंचलों 
से संबंधित ग्रामों ( इकाईयों ) की समेकन योजना कार्यबल के अभाव में तैयार करने में समय लगने की संभावना है । 

वैसे जगहों पर चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के तहत भू - अंतरण एवं बँटवारा पर प्रतिषेध जनहित में उचित 
नहीं होता है । इससे रैयतों के कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । धारा 5 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के प्रावधानों 
के चलते इन ग्रामों के रैयत एवं दर रैयतों को भूमि अंतरण पर प्रतिबंध से पेरशानी होगी । 

अतः उप निदेशक , चकबंदी एवं चकबंदी पदाधिकारी से प्राप्त अनुसंशित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न 
अनुसूची में वर्णित जिले के चकबंदी योजना से आच्छादित अंचलों के राजस्व ग्रामों के भूमि अंतरण की धारा 5 ( 1 ) के 
उपबंधों के प्रवर्तन से अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निबंधन हेतु भू अंतरण की अनुमति से मुक्त 
किया जाता है । 
अंचल का नाम मौजा का नाम 

थाना नं ० 

अभ्युक्ति 
माटी 

रीवा 
सज्जन डिहरा 
शिवपुर 

सुसना 
6 

लोकनाथपुर 
हमीरपुर 
बहोरनपुर 
अकोढी 
हटना 

पटना 
हरिहरडेहरा 


क्र ० 


1 


करगहर 


143 


2 


145 


3 


139 


4 


80 


5 


135 


109 


7 


92 


8 


289 


9 


94 


10 


57 


11 


56 


12 


01 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 01 अप्रील 2022 


क्र 0 


अंचल का नाम 


थाना नं ० 


अभ्युक्ति 


13 


96 


14 


काराकाट 


585 


15 


584 


16 


656 


17 


665 


18 


519 


19 


590 


20 


546 


21 


654 


22 


595 


23 


नासरीगंज 


63 


24 


44 


25 


25 


26 


2 


27 


61 


28 


59 


29 


51 


30 


55 


31 


57 


32 


9 


33 


58 


दुर्गावती 


58 


34 
35 


60 


36 


चाँद 


01 


37 


15 


मौजा का नाम 

खरेज 
शहरी 
प्रदुम्नपुर 
नाद 
वाद 
मोहनपुर 
विरैनी 
जयश्री 
जमुआ 

गेरा 
नसरीगंज ( नगर पंचायत ) 
धनाव इंगलिश 

मौना 
वरना 
अतिमी 
मंगराव 
मेदनीपुर 
खिरियाँव 

कैथी 
कपसियाँ 
कच्छवॉ 
कोटसा 
छाता 
बिउरी 
बरहनी 
टिकरा 
सलोजा 
दुगुथुआ 

पौरा 
भटाना 
भलुहारी 
नोबाट 
वैरी 
भेरी 
झझनी 
कुड्डी 
दुलही 
जिगना 
बहुआरा 
बगछरा 
माझगाई 
सोनाव 
बघेला 
अमाव 
सिरहिरा 
भेवार 
कुढनू 
किलनी 
सोखरा 
भरूहिया 
चाँद 


38 


09 


39 


20 


40 


19 


41 


17 


42 


26 


43 


24 


44 


12 


45 


194 


46 


35 


47 


49 


48 


25 


49 


210 


50 


31 


51 


219 


52 


68 


53 


37 


54 


228 


55 


193 


56 


211 


57 


60 


58 


39 


59 


52 


60 


189 


61 


99 


62 


59 


63 


48 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 01 अप्रील 2022 


3 


, 


क्र 0 


अंचल का नाम 


थाना नं ० 


अभ्युक्ति 


64 


187 


65 


30 


76 


66 
67 


मौजा का नाम 

केकरा 
गोई 
पतेरी 
लेदरी 
चौरी 
बढ़ारी 
केसरी 


216 


68 


198 


69 


215 


70 


213 


आदेश से , 

( ह ० ) , अस्पष्ट , 
संयुक्त निदेशक , चकबंदी ( मु ० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 172-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


